निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 494 ) 


6 आषाढ़ 1935 ( श० ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 27 जून 2013 


पथ निर्माण विभाग 


- - 


अधिसूचना 

26 फरवरी 2013 
सं० निग / सारा - 4 (पथ ) आरोप- 63 / 11-1506 (एस ) — उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-1, पथ निर्माण विभाग , 
बिहार , पटना से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पत्रांक 138 दिनांक 11 - 11-06 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर 
पथ प्रमंडल, बेगूसराय अन्तर्गत मंझौल-बखरी पथ के कि . मी . 10 , 15 एवं 16 में कराये गये एस. डी . बी. सी . एवं 
बी . यू. एस. जी . कार्य में प्रयुक्त बिटुमिन की औसत मात्रा प्रावधान से कम होने, मालीपुर-दौलतपुर पथ के 
कि . मी . 1 एवं 5 में कराये गये एस . डी. बी. सी . कार्य में प्रयुक्त बिटुमिन की औसत मात्रा प्रावधान से कम होने 
एवं खगडिया - परिहारा - बखरी पथ के कि . मी . 29 अंश, 30 अंश एवं 31 में एस. डी . बी . सी . कार्य नहीं कराये जाने 
के लिए तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेगूसराय से विभागीय पत्रांक 13430 ( एस ) दिनांक 
30- 11 - 06 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा उक्त के क्रम में अपने 
पत्रांक 412 दिनांक 15 -02- 07 द्वारा श्री राम पुकार सिंह , तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेगूसराय 
सम्प्रति सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण , राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल , औरंगाबाद से स्पष्टीकरण की मांग की 
गयी । श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक 44 दिनांक 22- 02- 07 को कार्यपालक अभियंता. पथ प्रमंडल . 
गयी । श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक 4 
बेगूसराय ने अपने पत्रांक 472 दिनांक 22 - 02 - 07 द्वारा विभाग को प्राप्त कराया । श्री सिंह ने आरोप संख्या - 1 
एवं 2 के संबंध में अपने स्पष्टीकरण में बिटुमिन कन्टेन्ट के जॉच के प्रक्रिया पर ही प्रश्नचिन्ह खड़ा किया 
गया एवं आरोप संख्या- 3 के संबंध में संवेदक द्वारा भुगतान में होने वाली कठिनाई के चलते एस . डी . बी . सी . 
कार्य संपादित नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया । 

2. श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण के तकनीकी समीक्षोपरांत पाया गया कि मंझौल -बखरी पथ एवं 
मालीपुर- दौलतपुर में कराये गये एस . डी . बी . सी . कार्य में अलकतरा प्रावधान से कम प्रयोग किया गया तथा 
खगडिया -परिहारा -बखरी पथ के कि . मी . 29 अंश, 30 अंश एवं 31 से संबंधित मापी पुस्त के अवलोकन से 
स्पष्ट हुआ कि आलोच्य पथ में जॉच की तिथि तक बी. यू.एस . जी . कार्य तक का ही मापी अंकित है । श्री सिंह 


बिहार गजट ( असाधारण ), 27 जून 2013 
द्वारा बिटुमिन कन्टेन्ट की जॉच की प्रक्रिया पर उठाये गये आपति के आलोक में उप -निदेशक , परीक्षण 
परशिक्षण एवं शोध संस्थान , पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का मंतव्य प्राप्त किया गया । प्राप्त मंतव्य में 
श्री सिंह द्वारा उठाये गये आपत्ति को बेबुनियाद बताया गया । 

____ 3. तदआलोक में श्री राम पुकार सिंह , तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेगूसराय सम्प्रति 
सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण , राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद से प्राप्त स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य 
नहीं मानते हुए उन्हें निम्न दंड संसूचित किया जाता है : 
(i) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट , 
सरकार के उप - सचिव (निगरानी) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 494 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


